रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


Sm 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I – खण्ड 1 
PART I — Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 238 ] 
No. 238 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , अक्तूबर 21 , 2013 / आश्विन 29 , 1935 
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 21, 2013/ASVINA 29 , 1935 


राज्य सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 अक्तूबर, 2013 
सं . आरएस . 10 / 2013 - टी . - " सीबीआई बनाम गुरदयाल 
सिंह और अन्य " नामक मामला सं. सीसी 08/ 10 , 09/10 और 11/10 
के संबंध में विशेष न्यायाधीश , सीबीआई- 03 ( पीसी एक्ट ) , तीस 
हजारी , दिल्ली द्वारा 19 सितम्बर, 2013 को राज्य सभा के सदस्य 
श्री रशीद मसूद को भारतीय दंड संहिता ( 1860 का 45 ) की धारा 
420 और 468 के साथ पठित धारा 120ख तथा भ्रष्टाचार निवारण 
अधिनियम , 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 13 की उप - धारा ( 1 ) 
के खंड ( घ ) के साथ पठित धारा 13 की उप - धारा ( 2 ) के अधीन 
दोषसिद्ध किए जाने और उसके उपरांत 1 अक्तूबर , 2013 को दोनों 
अधिनियमितियों के अधीन अपराधों के लिए पृथक रूप से 10 ,000 
रुपये के जुर्माने के साथ - साथ चार साल के कठोर कारावास की सजा 
( सजा साथ - साथ चलेगी ) अधिनिर्णीत किए जाने के परिणामस्वरूप, 
श्री रशीद मसूद अपनी दोषसिद्धि की तारीख अर्थात् 19 सितम्बर , 
2013 से अपनी सजा की अवधि तक राज्य सभा का सदस्य होने से 
निरहित हैं और संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के 
उप - खंड ( ङ ) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
( 1951 का 43 ) की मौजूदा धारा 8 के अनुसार उनकी रिहाई से छह 
वर्ष की आगे की अवधि के लिए निरंतर निरर्हित रहेंगे । 

शमशेर के . शरीफ , महासचिव 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 21st October, 2013 
No. RS. 10 / 2013 - T. — Consequent upon the 
conviction of Shri Rasheed Masood , Member of the 
Council of States (Rajya Sabha) under Section 120B read 
with Sections 420 and 468 of the Indian Penal Code (45 of 
1860 ) and sub - section (2 ) of section 13 read with 
clause (d ) of sub -section (1 ) of Section 13 of the Prevention 
of Corruption Act, 1988 (49 of 1988 ) by the Special Judge , 
CBI-03 (PC Act), Tis Hazari , Delhi in Case Nos. CC 08 / 10 , 
09 / 10 and 11/ 10 titled “ CBI Vs. Gurdial Singh & Others” , 
on the 19th September, 2013 , followed by an award of 
sentence of four years rigorous imprisonment along with 
a fine of ₹ 10, 000 separately for offences under boththe 
enactments (sentence to run concurrently ) on the 1st 
October, 2013 , Shri Rasheed Masood , stands disqualified 
for being a Member of the Council of States (Rajya Sabha ) 
from the date of his conviction , i.e ., the 19th day of 
September, 2013 for the period of his sentence and shall 
continue to be disqualified for a further period of six years 
since his release in terms of the existing Section 8 of the 
Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) read 
with sub -clause (e) of clause ( 1) of article 102 of the 
Constitution . 

SHUMSHER K . SHERIFF, Secy .-General 


4472 GI/ 2013 


Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


